निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 691 ) पटना , बुधवार , 24 अगस्त 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2016 
सं० एल / एच०जी० - 1702 / 2015 - 7825 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी के राजपत्रित पदाधिकारी यथा जिला 
समादेष्टा, वरीय जिला समादेष्टा , प्रमंडलीय समादेष्टा एवं वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा कोटि के पदाधिकारियों से संबंधित 
गृह (विशेष ) विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 6629 दिनांक 02.09. 2005 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा 
नियमावली - 2005 ( यथा संशोधित ) के नियम - 8 में इस सेवा के जिला समादेष्टा , वरीय जिला समादेष्टा , प्रमंडलीय 
समादेष्टा एवं वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा की नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी प्रावधान निहित है । 

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के पदाधिकारियों का कार्य हित में संगठन में प्रशिक्षण तथा 
कर्तव्यों के निष्पादन हेतु गृह रक्षकों के कॉल - अप एवं प्रतिनियुक्ति तथा उनके कल्याण आदि महत्वपूर्ण कार्यों के 
अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु सरकार ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में समादेष्टा संवर्ग में निम्नरूपेण पदों का सृजन करने 
की स्वीकृति दी है: 

(i) प्रमंडलीय मुख्यालय पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल में प्रमंडलीय समादेष्टा ( अपर पुलिस अधीक्षक स्तर) के 

02 ( दो ) पद वेतनमान 15,600 - 39 , 100, PB- 3, ग्रेड पे 7600 में , 
(ii) उप महासमादेष्टा ( पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर) का 02 ( दो ) पद वेतनमान 37,400 - 67 , 000 , PB-4 , 

ग्रेड पे 8900 में । 
3. फलस्वरूप बिहार गृह रक्षा वाहिनी में समादेष्टा संवर्ग के पदसोपान में स्वीकृत बल एवं वेतनमान निम्नवत 
हो जाएगा: 
जिला समादेष्टा 

36 पद | वेतनमान 9, 300 - 34, 800 , PB- 2 , ग्रेड पे 5400 

(PB- 3 with Grade Pay 5400 after four 

years of Service ) 
। || | वरीय जिला समादेष्टा 11 पद वेतनमान 15,600 - 39,100, PB- 3, ग्रेड पे 6600 
III | प्रमंडलीय समादेष्टा 

08 पद वेतनमान 15,600 - 39,100, PB- 3, ग्रेड पे 7600 
| IV | वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा । 04 पद वेतनमान 37 ,400 - 67 ,000 , PB- 4, ग्रेड पे 8700 
| v | उप महासमादेष्टा 

02 पद | वेतनमान 37, 400 - 67 ,000, PB- 4, ग्रेड पे 8900 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 अगस्त 2016 


___ 4. उपरोक्त स्वीकृति वित्तीय राशि मुख्यशीर्ष - 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष - 00, 
लघुशीर्ष - 107 - होमगार्ड , उपशीर्ष - 0001 - ग्रामीण विपत्र कोड - 2070001070001 के अंतर्गत विकलनीय होगी । 
5. उक्त में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 691 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


